SHANT 


SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 श्रावण, 1940 ( श० ) 


संख्या- 818 राँची, सोमवार 


13 अगस्त , 2018 (ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


संकल्प 
31 जुलाई , 2018 


संख्या-5 / आरोप -1-558/2014-1179 ( HRMS )-- श्री राम कुमार मंडल , झा०प्र०से०, ( कोटि क्रमांक 
637/03, गृह जिला - दरभंगा, बिहार), तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता धनबाद के विरूद्ध 
उपायुक्त , धनबाद के पत्रांक - 2282/ गो०, दिनांक 17 सितम्बर , 2013 द्वारा झारिया अंचल के अन्तर्गत 
दाखिल खारिज वाद के निष्पादन में लापरवाही बरतने संबंधी आरोप प्रपत्र- क में गठित कर उपलब्ध 
कराया गया । 


___ उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक- 11301, दिनांक 25 नवम्बर , 2013 द्वारा श्री मंडल से 
स्पष्टीकरण की माँग की गयी है | श्री मंडल द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक - 2885 , 
दिनांक 24 मार्च, 2014 द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची एवं उपायुक्त , धनबाद 
से मंतव्य की माँग की गयी है । 


उपायुक्त , धनबाद के पत्रांक - 738 / गो० , दिनांक 21 अप्रैल, 2014 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया 
गया, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार किया गया है । परन्तु राजस्व विभाग का मंतव्य 
अप्राप्त रहा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 10 अगस्त , 2018 
श्री मंडल के विरूद्ध आरोप , इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, धनबाद के मंतव्य के 
समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प संख्या-643, दिनांक 27 जनवरी, 2015 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय 
कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें श्री अशोक कुमार मिश्र, सेवानिवृत्त भा०प्र०से० , विभागीय जाँच 
पदाधिकारी , झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । विभागीय संकल्प संख्या- 3086 , 
दिनांक 7 अप्रैल , 2015 द्वारा श्री मिश्र के स्थान पर श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त 
भा०प्र०से० , विभागीय जाँच पदाधिकारी , झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 
तत्पश्चात् संकल्प संख्या- 3928 , दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा श्री शुभेन्द्र झा , सेवानिवृत्त 
भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी , झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 


संचालन पदाधिकारी के पत्रांक -03, दिनांक 5 जनवरी , 2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का 
जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया , जिसमें इन्हें आरोप मुक्त करने का मंतव्य अंकित किया गया । 


संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य पर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड का मंतव्य प्राप्त किया गया , जिसमें सूचित किया गया कि - अंतिम रूप से प्रकाशित खतियान एवं 
उक्त के अधिसूचना तथा भूमि पर दखल -कब्जा को आधार मानते हुए दाखिल खारिज किया जाना विधिसम्मत 


है । 


अतः संचालन पदाधिकारी का अभिमत एवं राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड से प्राप्त 
मंतव्य से सहमत होते हुए श्री मंडल को आरोप मुक्त करते हुए मामले को निष्पादित किया जाता है । 


८. 


Sr No . 


Employee Name 


Decision of the Competent authority 


G . P. F . No . 


RAM KUMAR MANDAL 


BHR /BAS /2817 


| श्री राम कुमार मंडल , झा०प्र०से०, ( कोटि क्रमांक - 637/03), 
तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को आरोप 
मुक्त करते हुए मामले को निष्पादित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश कुमार जायसवाल , 

सरकार के उप सचिव । 
जीपीएफ संख्या: ROH/ RVP/1007 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 818 -- 50 


